रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L.- 33004/99 


LAD 


-: 


ROO 


MER 


ETS 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड ( i) 
PART II — Section 3 — Sub -section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , दिसम्बर 8 , 2016 / अग्रहायण 17 , 1938 
NEW DELHI, THURSDAY , DECEMBER 8 , 2016 / AGRAHAYANA 17, 1938 


सं . 841 ] 
No. 841 ] 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 2016 

सं . 52/ 2016 - सेवा कर 
सा . का. नि. 1122(अ). - वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32 ) की धारा 93 की उपधारा ( 1) के 
तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार , इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना सार्वजनिक हित 
में आवश्यक है, एतद्द्वारा , भारत सरकार , वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं . 25/ 2012 - सेवा 
कर, दिनांक 20 जून , 2012, जिसे सा . का . नि . संख्या 467 ( अ), दिनांक 20 जून , 2012 के द्वारा भारत के राजपत्र , 
असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था , में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती 
है , यथा : 
उक्त अधिसूचना में , प्रारम्भिक पैराग्राफ में, प्रविष्टि 63 के बाद , निम्नलिखित प्रविष्टि को अंत : स्थापित किया 
जाएगा , यथा , 
"64 क्रेडिट कार्ड , डेबिट कार्ड , चार्ज कार्ड अथवा अन्य भुगतान कार्ड सेवा के माध्यम से किए गए किसी एकल 

लेन- देन संव्यवहार में दो हजार की धनराशि तक बन्दोबस्त के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति को , किसी 
प्राप्तकर्ताबैंक द्वारा सेवाएं । 


5661 GI/ 2016 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (1)] 


स्पष्टीकरण . - इस प्रविष्टि के उद्देश्य हेतु , "प्राप्तकर्ता बैंक " से तात्पर्य गैर -बैंकिंग वित्तीय कम्पनी अथवा किसी अन्य 
व्यक्ति सहित किसी बैंकिंग कम्पनी, वित्तीय संस्थान से है, जो किसी ऐसे व्यक्ति को भुगतान करता है जो ऐसे कार्ड 
स्वीकार करता है । " 


[ फा . सं . 356/ 21/2016-टी आर यू ] 

अनुराग सहगल, अवर सचिव 
नोट : प्रधान अधिसूचना को अधिसूचना सं . 25 /2012- सेवा कर, दिनांक 20 जून , 2012, 
सा . का . नि . संख्या 467 ( अ), दिनांक 20 जून , 2012 के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया 
था और इसमें अधिसूचना सं. 40 / 2016-सेवा कर , दिनांक 06 सितम्बर, 2016, सा . का . नि . संख्या 857 ( अ ), 
दिनांक 06 सितम्बर , 2016 के द्वारा अंतिम बार संशोधन किया गया है । 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenue ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 8th December , 2016 

No. 52 /2016 -Service Tax 


G . S. R . 1122 (E ). — In exercise of the powers conferred by sub - section (1 ) of section 93 of the Finance Act , 1994 
( 32 of 1994 ), the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do , hereby makes the 
following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of 
Revenue ) No.25 /2012 - Service Tax , dated the 20th June, 2012 , published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II , 
Section 3 , Sub - section (i) vide number G .S.R . 467 ( E ), dated the 20th June, 2012 , namely: 
In the said notification, in the opening paragraph, after entry 63, the following entry shall be inserted, namely, 
“ 64 . Services by an acquiring bank , to any person in relation to settlement of an amount upto two thousand rupees in 

a single transaction transacted through credit card , debit card , charge card or other payment card service . 
Explanation . — For the purposes of this entry, " acquiring bank ” means any banking company , financial 
institution including non -banking financial company or any other person , who makes the payment to any person 
who accepts such card .” 

[ F. No. 356/21/ 2016-TRU] 

ANURAG SEHGAL, Under Secy . 
Note :- The principal notification was published in the Gazette of India , Extraordinary , vide notification No. 25 /2012 - 
Service Tax , dated the 20th June, 2012 , vide number G .S . R . 467 ( E ), dated the 20th June, 2012 and last amended vide 
notification number 47 /2016 - Service Tax , dated the 9th November, 2016 vide number G .S .R . 1056 ( E ), dated the 9th 
November, 2016 . 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press , Ring Road,Mayapuri, New Delhi-110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 

Nishok Kumar 
Paria 


Digitally signed by Nishok 
Kumar Paria 
Date: 2016.12.0921:36:59 
+ 05 30" 


